निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 172) 


14 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार , 4 मई 2011 


संसदीय कार्य विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 
5 अप्रील 2011 


सं0 सं0का0 -1 / विविध -4051 / 2006 - 622 — अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0 457, दिनांक 22 
जुलाई 2009 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में मनोनीत डा0 ( कैप्टन) दिलीप कुमार सिन्हा , ( सेवा निवृत ), 
उपाध्यक्ष को दिनांक 01 सितम्बर 2010 के प्रभाव से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पटना के संकल्प सं0 
502 , दिनांक 08 मार्च, 2007 के आलोक में राज्यमंत्री की सुविधायें अनुमान्य होगी । इसका वित्तीय भार प्रशासी 
विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 172 - 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


